निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


__ 10 श्रावण 1938 ( श0 ) 
( संo पटना 633) पटना , सोमवार , 1 अगस्त 2016 


सं0 08 / आरोप - 01 - 283 / 2014, सा०प्र० - 8421 


सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 


13 जून 2016 


श्री वासुदेव दास , बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक - 130 / 08, तत्कालीन विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना 
समाहरणालय, पटना ( सम्प्रति सेवानिवृत्त ) के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 8328, दिनांक 10. 06. 2015 की कंडिका - 4 
( ख ) द्वारा आदेशित किया गया था कि : 


" चूँकि श्री दास के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में इनका पूर्ण पेंशन जब्त किया गया है, फलतः इनके 
निलंबन की अवधि (हिरासत की अवधि दिनांक 28. 05. 2005 से 16. 10. 2006 तक ) के लिए इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता के 
अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा । इस अन्तरिम आदेश के आलोक में श्री दास से लिखित अभ्यावेदन की माँग की जा 
रही है । जिसकी समीक्षा के उपरांत निलंबन की इस अवधि के संबंध में अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा । " 


2. उक्त के आलोक में श्री वासुदेव दास से प्राप्त आवेदन दिनांक 22. 06. 2015 की समीक्षा की गयी तथा पाया 
गया कि पटना जिला में बाढ़ राहत में गम्भीर अनियमितता बरती गयी थी तथा श्री दास अपर जिला दंडाधिकारी, 
सहाय्य के प्रभार में थे । इस अनियमितता के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री दास का शत् प्रतिशत पेंशन रोके 
जाने संबंधी संकल्प ज्ञापांक - 362 , दिनांक 10.01.2011 निर्गत / संसूचित किया जा चुका है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 1 अगस्त 2016 
3. अतः श्री दास से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया है 
कि इन्हें निलंबन की अवधि (हिरासत की अवधि दिनांक 28.05.2005 से 16.10. 2006 तक ) के लिए जीवन निर्वाह भत्ता 
के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा । 


आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया 

जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राम बिशुन राय , 
सरकार के अवर सचिव ।। 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 633 - 571 + 10 - डी0टी0जी0I 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


